निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 604 ) 


1 आषाढ़ 1940 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार 22 जून 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


सं0 17 / स्था .- 10 - 04 / 2017, सा०प्र० - - 8147 


सेवा में , 


विषय: 


महालेखाकार, बिहार 
वीरचन्द पटेल पथ , पटना । 

पटना - 15 दिनांक 19. 06. 2018 
माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु विधि 
विभाग के अन्तर्गत महाधिवक्ता के कार्यालय में नोडल पदाधिकारी के रूप में बिहार 
सचिवालय सेवा के 2 ( दो ) प्रशाखा पदाधिकारी का पद सृजन के सम्बन्ध में । 
स्वीकृत । 


आदेश: 


2. राज्य सरकार के विरूद्ध दायर होने वाले मामलों एवं इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर 
त्वरित कार्रवाई करने एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों / कार्यालयों एवं पटना उच्च न्यायालय , पटना के बीच 
बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास करने के लिए महाधिवक्ता बिहार का कार्यालय में नोडल पदाधिकारी के रूप 
में बिहार सचिवालय सेवा के 2 ( दो ) प्रशाखा पदाधिकारी का पद सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रशासी पदवर्ग 
समिति की बैठक दिनांक 12.04. 2018 के मद सं0 - 6 द्वारा दी गयी । 

3.मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के निम्नलिखित पदों का गैर योजना मद में 
स्थायी रूप से सृजन किया जाता है: 
क्र० पदनाम 

सेवा संवर्ग पदों की संख्या 

वेतन स्तर 
1 | 2 

3 
1 - प्रशाखा पदाधिकारी बिहार सचिवालय सेवा 

___ Level - 09 
4. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय ₹22,95,024 / - ( बाईस लाख पंचानवे हजार 
चौबीस रूपये मात्र) है ( व्यय विवरणी संलग्न ) । 

5. उक्त राशि का व्यय बजट शीर्ष 2014 - न्याय प्रशासन - लघु शीर्ष 114 - विधि सलाहकार और परामर्शदाता 
( काउन्सिल) उप शीर्ष - 0001 कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता विपत्र कोड - 27 - 2014001140001 - माँग संख्या - 27 
के अन्तर्गत विकलनीय होगा । 


| 


02 


बिहार गजट ( असाधारण ), 22 जून 2018 
6. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी , महाधिवक्ता का कार्यालय के निकासी एवं व्ययन 
पदाधिकारी होंगे एवं राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सिद्धेश्वर चौधरी, 

सरकार के अवर सचिव । 
विधि विभाग के अन्तर्गत महाधिवक्ता का कार्यालय के लिए दो प्रशाखा पदाधिकारी के पद 
सृजन पर अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी: 


क्र0 पद का नाम 
| 1 2 

प्रशाखा 
पदाधिकारी 


वेतन - जी०या०भ० 
3 

4 
9 ,07, 200 45 ,360 


म०कि0म0 

5 
1 ,45 ,152 


प०भ० 

6 
37 , 800 


चि०भ० । 

7 
| 12, 000 


योग 

8 
11, 47 ,512 


कुल | 11 , 47, 512x2 
योग: 

= 22, 95, 024 
( बाईस लाख पंचानवे हजार चौबीस रूपये मात्र ) 


आदेश से , 
बिजय कुमार श्रीवास्तव , 

अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 604- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


